रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 . 


REGD. NO . D. L -33004/99 


सध्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PARTI - Section1 . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 34 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 9 , 2007/माघ 20 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 9, 2007 / MAGHA 20, 1928 


No. 341 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
___ नई दिल्ली ,9 फरवरी, 2007 

सं. 84 ( आर ई- 2006 )/ 2004 - 2009 
फा . सं . 01 / 87 / 171 / 00002 / ए एम 07 / डीईएस - 8. - विदेश व्यापार नीति , 2004 - - 2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक 
( खण्ड - 1 ) के पैराग्राफ 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिर्देशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा समय - समय पर यथासंशोधित 
प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड -2, 2004 -- 2009 में निम्नलिखित संशोधन / परिवर्धन/ विलोपन/ शुद्धिकरण करते हैं । . . 

2. समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -2 ) 2004 – 2009 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों (सिआन ) 
के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक क ( पृष्ठ 2 से 4 ) में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/ शुद्धियाँ की गई हैं । 
- इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

. बी. एस . मीना , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

अनुलग्नक क 
, संशोधन / शुद्धियां 
क्रम सं. पृष्ठ सं. सन्दर्भ 

संशोधन / शुद्धियाँ 


- 


क 64 उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम निर्यात मद गामा एसिड के लिए सिआन प्रविष्टि के मद्दे आयात . . 
· संख्या क - 675 की सिआन प्रविष्टि 

मद की सूची में निम्नलिखित नई मद को उसके मद्दे अनुमत . 
मात्रा के साथ शामिल किया जाएगा: 

"2. कास्टिक सोडा . " 1.300 किग्रा " 
क 111 उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या -1 पर आयात मद के विवरण अर्थात " एसिटिक एसिड 
संख्या क -1335 की सिआन प्रविष्टि ग्लेसिअल " को मात्रा में परिवर्तन किए बिना संशोधित कर निम्नानुसार 

पढ़ा जाएगा: 

“ एसिटिक एसिड ग्लैसियल/ एसिटिक एसिड " . 
- - - - - .. . - - - - -- 

(1 ) 


. 


432 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 _ Sec. 1] 


2 


3 


क 137 


क 157 


क 163 


क 165 


7 


क 193 


उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम निर्यात मद साइकिल टयूब्स को छोड़कर ब्यूटिल टयूब्स के लिए 
संख्या क -1673 की सिआन प्रविष्टि सिआन प्रविष्टि के मद्दे आयात मद की सूची में निम्नलिखित नई 

मदों को उसके मद्दे अनुमत मात्रा के साथ शामिल किया जाएगा : 
"3. संगत विशिष्टीकरण और आकार का पीतल वाल्व निवल 

से निवल 
4. संगत विशिष्टीकरण और आकार का वाल्व कोर......निवल 

से निवल " 
उत्पाद समूह : रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या - 5 पर आयात मद के परिमाप की इकाई यानि , 
संख्या क - 1818 की सिआन प्रविष्टि " क्लोरीन " को ठीक कर किग्रा के बदले मी. टन पढ़ा जाएगा । 
उत्पाद समूह : रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या- 4 पर आयात मद के परिमाप की इकाई यानि , 
संख्या क -1874 की सिआन प्रविष्टि 

" क्लोरीन " को ठीक कर किग्रा के बदले मी . टन पढ़ा जाएगा । 
उत्पाद समूह: रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम । क्रम संख्या-1 (i ) पर आयात मद के विवरण अर्थात " एसिटिक 
संख्या क - 1907 की सिआन प्रविष्टि 

एसिड " को मात्रा में परिवर्तन किए बिना संशोधित कर निम्नानुसार 
पढ़ा जाएगा : 

“ एसिटिक एसिड ग्लैसियल एसिटिक एसिड " 
उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या -2 पर आयात मद के विवरण अर्थात " परबेन्जौइमान " 
संख्या क - 2216 की सिआन प्रविष्टि 

को ठीक कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 

“ परबेन्जोक्वीनान " 
उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या -1 पर आयात मद के विवरण अर्थात " एसिटिक 
संख्या क -2616 की सिआन प्रविष्टि एसिड ग्लेसियल को मात्रा में परिवर्तन किए बिना संशोधित कर 

निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 

“ एसिटिक एसिड ग्लैसियल एसिटिक एसिड " 
उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम क्रम संख्या - 2 पर आयात मद | अर्थात “ एसिटिक एसिड , " के 
संख्या क - 3270 की सिआन प्रविष्टि ब्यौरे को मात्रा में परिवर्तन किए बिना निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 

“ एसिटिक एसिड ग्लेसियल एसिटिक एसिड " 
उत्पाद समूहः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम । क्रम संख्या -1 ( ख ) आयात मद अर्थात “ एसिटिक एसिड 
संख्या क -3457 की सिआन प्रविष्टि ग्लेसियल " की मात्रा में परिवर्तन किए बिना ब्यौरे को निम्नानुसार 

पढ़ा जाएगा : 

“ एसिटिक एसिड ग्लेसियल एसिटिक एसिड " 
उत्पाद समूहः प्लास्टिक क्रम सं. ज 440 की सिआन प्रविष्टि के अंतर्गत मानदोड निम्न प्रकार से संशोधित किया 
सिआन प्रविष्टि 

गया है : 


क 226 


9 


क 285 


11-...---- 


- 


क 301 


-- 


11 


ज 51 


क्रम सं निर्यात मद 


मात्रा 


आयात मद 


अनुमत मात्रा 


ज 440 एल्यूमिनियम मैटलाईज्ड बीओपीपी फिल्म 1 किग्रा 


1. क ) बीओपीपी फिल्म या 


1 .100 किग्रा 


ख ) पॉलीप्रॉपीलीन रेजिन/ ग्रैन्यूल्स 


1 .199 किग्रा 


0. 044 किग्रा 


ग ) पीपी बेस एडिटिव कम्पाउण्ड / 
मास्टर बैचेज (स्लिप/एंटीस्टैटिक 
एंटीब्लॉक ) 
2. एल्यूमिनियम वायर 
3. इन्डक्शन / एवापोरेशन बोट्स 


• 0.0246 किग्रा 


0. 007 नग 


( T - 051) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 9th February , 2007 

No. 84 (RE : 2006 )/2004 - 2009 
F . No. 01/ 87 / 171/00002 / AM07/DES -VIII.- In exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of 
the Foreign Trade Policy, 2004 - 09 and Paragraph 1. 1 of the Handbook of Procedures ( VOL 1), the Director General of 
Foreign Trade hereby makes the following amendments/ additions/deletions/corrections in the Handbook of Procedures, 
Vol. 2, 2004 - 2009, as amended from time to time. 

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION ),as contained in the Handbook of Procedures. 
(Vol. 2 ), 2004 – 2009 , as amended from time to time, amendments / corrections at appropriate places as mentioned in 
ANNEXURE “ A ” (Page 2 to 4 ) to this Public Notice are made. 
This issues in public interest. 

B . S MEENA, Director Generalof Foreign Trade 

ANNEXURE “ A ” 
. AMENDMENTS / CORRECTIONS 


- 


- 


S1. No. Page No. 


. . 


Reference 


Amendments /Corrections 


. . 


. 


4 


. 


1. 


A64 


- 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
S1. No . A675 


. 


2. 


All 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
Sl.No. A1335 


The following new item with the quantity allowed against it 
shall be included in the list of Import Item against the SION 
entry for the Export Item Gamma Acid : 
" 2 . Caustic Soda .. ...... 1.300 kg" . 
The description of the Import Item at Sl. No. 1, viz, Acetic 
Acid Glacial is amended to read as under without any change 
in the quantity : 
Acetic Acid Glacial/Acetic Acid ” 
The following new items with the quantity allowed against 
them shall be included in the list of Import Item against the 
SION entry for the Export Item ‘Butyltubes ,other than cycle 
tubes : 


3. 


A137 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
Sl. No. A1673 


" 3. Brass Valve ofRelevantSpecification and Size .................. 

Net to Net 
4 . Valve Cores ofRelevant Specification and Size .............. 

· Net to Net" 
The unit of measurement of the Import Item at Sl. No. 5, viz ., 
"Chlorine is corrected to read as MT instead of kg . 


4. 


5. 


A157 Product Group : Chemicals and 

Allied Products SION entry at 

Sl.No. A1818 
A163 Product Group : Chemicals and 

Allied Products SION entry at 

Sl.No. A1874 
A165 . Product Group : Chemicals and 

Allied Products SION entry at 
Sl. No. A1907 


The unit of measurement of the Import Item at Sl. No. 4 , viz . 
Chlorine is corrected to read as ‘MT instead of kg . 


6 . 


The description ofthe Import Item at S1. No. 1 (i), viz ; Acetic 
Acid is amended to read as under without any change in the 
quantity : 
“ Acetic Acid Glacial/ Acetic Acid " 


------ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


-.... 


PART I - SEC . 1] 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- - - 


= 


- = 


- 


= - 


= 


- 


= 


= 


- 


= 


- 


= 


- 


. - - . .. - 


- 


- 


2 


7. 


A193 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
Sl. No . A2216 


8 


A226 


ProductGroup : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
S1. No. A2616 


9. 


A285 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
Sl. No . A3270 


The description of the Import Item at Sl. No . 2 , viz ., 
‘ Parbenzoauinone is corrected to read as under : 
“ Parabenzoquinone " 
The description of the Import Item at Sl. No. 1, viz , Acetic 
Acid Glacial is amended to read as under without any change 
in the quantity : 
“ Acetic Acid Glacial/Acetic Acid ” 
The description of the Import Item at Sl. No .2 , viz, Acetic 
Acid is amended to read as under without any change in the 
quantity : 
" Acetic Acid Glacial/Acetic Acid ” 
The description of the Import Item at Sl. No. 1 (b ), viz , ‘Acetic 
Acid Glacial is amended to read as under without any change 
in the quantity : 
“ Acetic Acid Glacial/Acetic Acid ” | 
The norms against the SION entry are amended as under : 


. 


10 . 


A301 


Product Group : Chemicals and 
Allied Products SION entry at 
Sl. No . A3457 


11 .: 


151 


Product Group: Plastics SION 
cniry at Sl. No . H440 


S1.No. Export Item 


Qty . Allowed 


Qty . 
1 Kg. 


H440 


Aluminium Metallized BOPP Film 


1. 100 Kg 


1. 199 Kg 


Import Item 
1. (a) BOPP Film 

OR 
(b ) Polypropylene Resin /Granules 
(c) PP Basc Additive Compound /Master 

Batches ( slip / Antistatic /Anti -block ) 
2 . Aluminium wire 
3 . Induction /Evaporation Boats 


0.044 Kg 


0 .0246 Kg 


0 .007No. 


- - 


- 


- 


Printed by the Manager , Govi. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


